रजिस्ट्री सं . 1 . ( . एन . )-72 


REGISTERED No. D . ( D . N. ) 72 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


* 


भाग II . सण्ड - उप -पण (1 ) . 
PART II — Section 3 Sub - section (1) 


1. 6 ) . . 


* 


.. . 


___ 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 189] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 1987/ चत्र 23, 1909 
No. 189] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 1987/CHAITRA 23, 1909 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed u 

a separate compilation 


रेल मंत्रालय 

(रेलवे बोर्ड ) 
नई दिल्ली, 13 अप्रैल , 1987 

अधिसूचना 
सा का नि . 390( अ ) : --- भारतीय रेल अधिनियम, 1890 ( 1890 
का 9 ) के उा - बंड ( 1 ) को धारा 44 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए, रेन दर प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से रेल दर 
74 GI / 87 

( 1 ) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY | PART II - SEC. 3(1) ] 


माधिकरण नियम , 1959 में पागे संशोधन के लिये एतदद्वारा निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं , अर्थात् : - - 


1. ( 1 ) ये नियम रेल दर अधिकरण ( संशोधन ) नियम, 1987 
कहलायेंगे । 

( 2 ) ये सरकारी राजपन में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2. रेल दर अधिकरण नियमों में नियम 61 के लिये , निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :--- 

" 61 जब तक कि अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अन्यथा प्रदेश न दिये 
जायें, अधिकरण का कार्य समय प्रान: 10 - 30 बजे से दोपहर 1 , 30 
बजे तक और दोपहर 2 . 15 बजे से सायं 4 . 30 बजे तक होगा 
और इसके कार्यालय का कार्यसमय सप्ताह के सभी पांच दिनों सोमवार 
से शुक्रवार तक प्रातः 10 . 00 बजे से सायं 5 . 30 बजे तक होगा 
जिसमें दोपहर 1 . 30 बजे से 2 . 00 बजे तक मध्यावकाश होगा और 
प्रत्येक शनिवार को यह बंद रहेगा । " 

[ सं. टी० सी०-1/ 85/ 216/ 2] 
एस . एम . वंश, सचिव , रेलवे बोर्ड, 

भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के राजपन्न में दिनांक 11-7-1959 को अधिसूचित 
किये गये थे और बाद में निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किये गये : - -- 
क्रम सं . संख्या 

तारीख 
सं . टी सी -1/1323/ 60 -- 17-9- 1960 
जी एस आर सं . 272 - 26- 2- 1977 
एस ओ सं . 945-ई - 8-12-1980 
जी एस पार सं . 306- (ई ) -- 20- 2-1986 


5 


[सं . टी० सी०-1/ 85 / 216/2] 
प्रार, पारावमु दन , उप निदेशक , यातायात बाणिज्य 

( दर), रेलव बाई 


(47711- 
- -- - - - 


53( 1)] 

भारत का राजपन : प्रसाधारण 
-- - - - - - = - - = - = - = = - = - 

= 
MINISTRY OF RAILWAYS 


: - 


_ 


. - - - - - 


(Railway Board ) 


New Delhi, the 13th April, 1987 


NOTIFICATION 


GS. R . 390 (E ) :-- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 44 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 
1890 ), the Railway Rates Tribunal, with the previous approval 
of the Central Govt. hereby makes the following rules further 
to anend the Railway Rates Tribunal Rules, 1959 , namely : 


1. (1) These rules may be called the Railway Rates Tribunal 
(Amendment) Rules, 1987. 


(2 ) They shall come into force on the date of their publica 
tion in the Official Gazetto . 


. 


2. In the Railway Rates Tribunal Rules, 1959 , for rule 61, 
the following rule shall be substituted , namely : 


" 61. Unless otherwise specially ordered by the Chairman , 

the working hours of the Tribunal shall be from 10 . 30 
A .M . to 1. 30 P .M . and 2 . 15 P .M . to 4 . 30 P .M . and 
the working hours of its office shall be from 10 . 00 A . M . 
to 5 . 30 P .M . with half an hour lunch break from 1 . 30 
P .M . to 2 . 00 P .M . on all the five days of the week from 
Monday to Friday, with all Saturdays as closed ." 


[No . TC - 1/85 / 216 /2 ] 


S .M . VAISH , Secretary Railway Board , 
Ex -Officio St. Secretary to the Govt. of India 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II - Sec. 3 (1) ] 


- 


L 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


Note : The principal rules were notified in the Gazette of India 
dt. 11-7 - 1959 and subsequently amended as follows: 


No . 


Date 


S . 
No . 


: 


NI 


+ 


- 


- 


- 


- 


1. No. TC - 1/ 1323/60 
2 . GSR No. 272 
3 . S . Q . No . 945 - E 
4 . G . S . R . No . 306 ( E ) 


17 -9 - 1960 
26 -2 - 1977 
08 - 12 - 1980 
20 -2- 1986 . 


- - - - 


- 


- - -- 


-- - 


- - 


- - 


(No. TC - I 185/216/2 ] 


R . ARAVAMUDHAN , Dy. Director, 

Traffic Commercial (R ) 
Railway Boardi . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI-110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1987 


